रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


SAMS 
Gिan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 25 , 2018 / माघ 5 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939 


सं . 48] 
No. 48 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 2018 

सं . 6/ 2018-केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का . नि . 80 ( अ ). केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 9 की उप धारा ( 1 ) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतद्वारा भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर ( दर ) दिनांक 28 जून , 2017 , जिसे 
सा . का . नि . 673 ( अ ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग- II , खंड - 3, उप - खंड (i) में 
प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , 

( क ) अनुसूची I - 2.5 % में , 
(i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत :स्थापित 

किया जाएगा , यथा: - 

| "76क 13 इमली गिरी का पाउडर "; 
क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
| "78क 1404 या मेहंदी पेस्ट , कोन्स में "; 

3305 
(iii) क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| " 103ख 2302 राइस ब्रान ( तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)"; 


535 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(iv ) क्रम संख्या 165 में , कॉलम (3) में “ पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या ” शब्दों को निरसित किया जाएगा ; 
( v) क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| "165क 2711 1200 लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपन और 
2711 1300 , 

० लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस , पारिवारिक 
27111900 घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए ". 


(i) क्रम संख्या 198क में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ पुआल, एस्पेरॉओ या अन्य संग्रथन 

सामग्री के निर्माण ; टोकरी कार्य और खपची कार्य", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 219क में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोईरोय फैब्रिक्स , वेलवेट फैब्रिक्स " को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 224 क में कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6309 या 6310", को प्रतिस्थापित किया 

जाएगा; 
(iv ) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
" 243क 88 या अन्य | वैज्ञानिक और तकनीकी औजार , उपकरण , उपस्कर , सहायक 
| कोई अध्याय सामग्री, कलपुर्जे, घटक , स्पेयर्स , टूल्स , मोक अप्स और मॉड्यूल्स , 

कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और 

उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों "; 
( ख ) अनुसूची II -6 % , - 

क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| "32कक 1704 शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी"; 


क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| " 46ख 220120 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल "; 


(iii ) 


(iv ) 


क्रम संख्या 56 में , कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 28 या 38 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

" 57ख 2809 उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड" ; 


(v) 


क्रम संख्या 59 में , कॉलम ( 2 ) में प्रविष्टि " 29 या 3808 93 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
| "78क 3808 निम्नलिखित बायो - पेस्टीसाइड्स , यथा - 

1 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर . इजराइलेंसिस 
2 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर . कटकी 
3 बेसिलस थूरिनजिनसिस वर . गेलेरिया 

बेसिलस स्फेरिकस 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ट्राइकोडर्मा विरिडे 
ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 
स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस 
ब्यूवेरियाबसियाना 
एनपीवी ऑफ हेलिकोवामिगेरा 
एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा 
नीम आधारित कीटनाशी 
सिम्बोपोगन 


10 


( vii ) 


क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत :स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 

" 80क | 3826 बायो डीजल "; 


(viii) 


क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
| " 99क 4418 बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी " 


99ख 


4419 


| काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर "; 


(ix ) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 

क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
( xi ) क्रम संख्या 133 में , कॉलम (3) में “एबर्जाबेंट कॉटन वूल्स ” शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक “[सिगरेट 

फिल्टर राड्स को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा ; 
( xii ) क्रम संख्या 147 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल 

फैब्रिक्स , कोईराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर , उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 

5806 में दिए गए हैं ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
“195ख 8424 स्पीकलर्स ; ड्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस ; मैकेनिकल्स 

स्प्रेयर्स भी आते हैं "; 


( C ) अनुसूची III- 9% में , - 
(i) क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) में “वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित " शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक , 

“[ इमली गिरी के पाउडर से भिन्न ]” को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 12 में , कॉलम ( 3 ) में , “ग्राउंड नट्स सीड और गजक " शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर “ग्राउंड नट्स 
सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेकशनरी ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 24 में , कॉलम ( 3) में "बिना फ्लेवर वाले पदार्थ" शब्दों के पश्चात् " 20 लीटर की बोतलों में बंद 
पेय जल से भिन्न ] " शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


(iv ) क्रम संख्या 39 में , कॉलम (3) में “वस्तुओं की अन्य दर सूची ” शब्दों के पश्चात् “ फास्फोरिक एसिड की श्रेणी 

के उर्वरक समेत ” को जोड़ा जाएगा । 
क्रम संख्या 59 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर “बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट , 
कोन्स में , को छोड़कर]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

क्रम संख्या 87 में , कॉलम (3 ) में “ और इसी प्रकार के उत्पादों " शब्दों के पश्चात् शब्द अंक और कोष्ठक 
___ "[ अनुसूची- II के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो-पेस्टीसाइडस से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा; 
( vii) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
( viii) क्रम संख्या 137च में , कॉलम ( 3) में “शिंगिल्स और शेक्स” शब्दों के स्थान पर “[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी 

से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 
(ix) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : - 
| "163क56012200 सिगरेट फिल्टर राड्स "; 


क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| "236क 7323 9410 घमेला " 


236ख 


7324 


सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से , जो कि लोहा और इस्पात से 
बने हुए हैं "; 


( xi) 


क्रम संख्या 325 में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ यांत्रिक उपकरण ( चाहे ये हस्तचालित हों 
या नहीं ) जो कि लिक्विड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्पैसिंग या स्प्रेइंग के काम में आते हों ; अग्निशामक , 
चाहे या चार्जड हों या नहीं ; स्प्रै गन और इसी प्रकार के उपकरण; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी 
प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [ स्प्रींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली , जिसमें लेटलर्स भी आते हैं ; मैकेनिकल 
स्पेयर्स ; नोजल , जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रींकलर्स में लगाए जाते 

हैं , से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xii ) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 
"399क 

8702 बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और 

केवल जैव ईंधन से चलती है " 


(घ ) अनुसूची - IV -14 % , में - 

क्रम संख्या 164 में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या 
इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले 
उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा ; यथा : 

कोई भी बाजी, जुआ या रेस क्लब में धुड़ - दौड़ में जीत की संभावना के 
अध्याय रूप में किए जाने वाले दावे " 


" 229 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ड.) अनुसूची -V -1.5 % में - 
(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 

क्रम संख्या 3 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या 
नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़ें न गए हों ; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन 
की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [ उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे 
गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो ] ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
क्रम संख्या 4 में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 
चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों " अनग्रेडेड सिंथेटिक या 
रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग , जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो ]" को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( iv ) क्रम संख्या 13 के समक्ष , कॉलम ( 3) में शब्दों "[लाक/ शेलाक की चूडियों से भिन्न]” को निरसित किया 

जाएगा; 
(v) क्रम संख्या 17 के समक्ष , कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “ नकली आभूषण [लाक/ शेलाक की 

चूडियों से भिन्न ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा . 
( च) अनुसूची - VI -0.125 % में , - 

(i) क्रम संख्या 1 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ सभी वस्तुओं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(ii) क्रम संख्या 2 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ अर्द्ध मूल्यवान नग , जिन पर कोई काम नहीं 

हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 

7103 

मूल्यवान नग (हीरे से भिन्न ) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग ( हीरे से 
भिन्न ) ” 


" 2क 


(iv ) क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 

जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो ” को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
" 2क 

7104 सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग ” 


[ फा . सं. 354/1/2018-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/ 2017 - केन्द्रीय कर ( दर ), दिनांक 28 जून , 2017 को सा . का. नि 673 (अ), दिनांक 

28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग-II, खंड - 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/2017-केन्द्रीय कर ( दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे 
सा . का .नि . 1387( अ ), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग- II , खंड - 3 , 
उप -खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( i ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No. 6 /2018 - Central Tax (Rate ) 
G . S . R . 80 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 9 of the Central 
Goods and Services Tax Act , 2017 (12 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations of the 
Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1 /2017 -Central Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 
673 (E ), dated the 28th June , 2017 , namely : 
In the said notification , - 
(A ) in Schedule I - 2.5 % , 

after S . No. 76 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 
“ 76A 

| Tamarind kernel powder ” ; 


- 


( ii ) 


after S . No . 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 78A 

1404 or Mehendi paste in cones” ; 
3305 


(iii) 


after S . No. 103A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 103B 2302 Rice bran (other than de -oiled rice bran )” ; 


(iv ) 


in S . No. 165 , in column ( 3 ), the words, “ to household domestic consumers or” , shall be 
omitted ; 
after S . No. 165 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 
“ 165A 2711 12 00 Liquefied Propane and Butane mixture , Liquefied 
2711 13 00 , 

Propane , Liquefied Butane and Liquefied Petroleum 
2711 19 00 

Gases (LPG ) for supply to household domestic 
consumers ” ; 


( vi ) 


(vii ) 


(viii ) 
( ix ) 


in S. No . 198A , for the entry in column ( 3), the entry " Manufactures of straw , of esparto or of 
other plaiting materials; basketware and wickerwork ” , shall be substituted ; 
in S . No. 219A , for the entry in column (3 ), the entry “ Corduroy fabrics, velvet fabrics” , shall 
be substituted ; 
in S . No. 224A , for the entry in column (2 ), the entry "6309 or 6310 ” , shall be substituted ; 
after S . No . 243 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 243A 88 or Any Scientific and technical instruments , apparatus , 

other equipment, accessories, parts, components , spares, tools, 
chapter mock ups and modules , raw material and consumables 

required for launch vehicles and satellites and payloads” ; 


[ HTT II - QUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(B ) in Schedule II -6 % , - 
(i) after S . No . 32A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be substituted , namely: - 

“ 32AA 1704 Sugar boiled confectionery ” ; 


( ii ) 


after S. No. 46A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 
shall be substituted , namely: - 
“ 46B 

201 Drinking water packed in 20 litres bottles” ; 


( iii ) 


(iv ) 


in S . No. 56 , for the entry in column (2 ), the entry “ 28 or 38 ” , shall be substituted ; 
after S. No . 57A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 57B 2809 Fertilizer grade phosphoric acid ” ; 


(v) 


( vi ) 


in S. No. 59, for the entry in column (2), the entry “ 29 or 3808 93” , shall be substituted ; 
after S . No. 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 784 3808 The following Bio -pesticides , namely - 

Bacillus thuringiensis var. israelensis 
2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

Bacillus thuringiensis var. galleriae 
Bacillus sphaericus 
Trichoderma viride 
Trichoderma harzianum 
Pseudomonas fluoresens 
Beauveriabassiana 

NPV of Helicoverpaarmigera 
10 NPV of Spodopteralitura 

Neem based pesticides 
Cymbopogan ” ; 


( vii ) 


after S . No. 80 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 80A 3826 Bio -diesel” ; 


( viii) 


for S . No. 99A and the entries relating thereto , the following serial numbers and the entries 
shall be inserted , namely: - 

| “ 994 4418 Bamboo wood building joinery 


99B 


4419 


Tableware and Kitchenware of wood ” ; 


(ix ) 


S . No. 103 and the entries relating thereto shall be omitted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(xi ) 


(xii) 


S . No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
in S. No. 133, in column (3), after the words, “ Absorbent cotton wool”, the words and 
brackets, “ [ except cigarette filter rods]” , shall be added ; 
in S. No. 147 , for the entry in column (3 ), the entry " Woven pile fabrics and chenille fabrics 
except Corduroy fabrics, velvet fabric, other than fabrics of heading 5802 or 5806 ” , shall be 
substituted ; 
after S . No. 195A , and entries relating thereto the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


(xiii) 


“ 195B 


8424 


including laterals ; 


Sprinklers ; drip irrigation system 
mechanical sprayers” ; 


( iv ) 


(C ) in Schedule III - 9 % , - 
(i) in S . No. 3, in column ( 3), after the words “ derived from vegetable products” the words and 

brackets , “ [ other than tamarind kernel powder ]” shall be added ; 
(ii ) in S. No. 12 , in column ( 3), for the words “ groundnut sweets and gajak ” , the words 

“ groundnut sweets , gajak and sugar boiled confectionery” , shall be substituted ; 
(iii ) in S . No. 24 , in column (3 ), after the words, “ matter nor flavoured ” , the words and brackets , 

“ [other than Drinking water packed in 20 litres bottles)” shall be added ; 
in S . No. 39, in column ( 3), after the words, “ other Rate Schedules for goods” , the words, 
“ including Fertilizer grade Phosphoric acid ” shall be added ; 
in S . No. 59 , for the entry in column (3 ), the entry “ Preparations for use on the hair [except 

Mehendi pate in Cones ]” shall be substituted ; 
( vi ) in S. No . 87, in column (3 ), after the words, “ and similar products”, the words, figure and 

brackets, “ [other than bio -pesticides mentioned against S . No. 78A of schedule -II ]” shall be 

added ; 
(vii ) S . No . 99, and the entries relating thereto , shall be omitted ; 
( viii) in S. No . 137F , in column (3), after the words, “ shingles and shakes”, the words and brackets, 

“ [other than bamboo wood building joinery ]” shall be added ; 
( ix ) after S . No. 163 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 

“ 163A 56012200 Cigarette Filter rods” ; 


( x ) 


for S . No . 236A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 236A 7323 9410 Ghamella 
236B 7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel” ; 


(xi) 


in S . No. 325 , for the entry in column (3 ), the entry " Mechanical appliances (whether or not 
hand - operated ) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders ; fire extinguishers, 
whether or not charged ; spray guns and similar appliances ; steam or sand blasting machines 
and similar jet projecting machines (other than sprinklers; drip irrigation systems including 
laterals ; mechanical sprayer; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]” 
shall be substituted ; 


[ 471 II - QUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(xii) after S . No. 399 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 
“ 399A 

8702 Buses for use in public transport which exclusively run 

on Bio -fuels” ; 


( D ) in Schedule- IV - 14 % , - 
( i ) 

in S . No. 164 , for the entry in column ( 3), the entry “Motor vehicles for the transport of ten or 
more persons, including the driver ( other than buses for use in public transport, which 
exclusively run on Bio - fuels )” shall be substituted ; 
after S . No. 228, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 229 

| Actionable claim in the form of chance to win in betting, 
Chapter gambling, or horse racing in race club ” ; 


( ii ) 


Any 


( E ) in Schedule - V - 1.5 % , - 
(i) S . No . 2 , and the entries relating thereto , shall be omitted ; 

in S . No. 3, for the entry in column (3), the entry " Semi-precious stones, whether or not 
worked or graded but not strung , mounted or set; semi-precious stones , temporarily strung for 
convenience of transport ( other than Unworked or simply sawn or roughly shaped )” shall be 

substituted ; 
(iii ) in S . No . 4 , for the entry in column ( 3 ), the entry " Synthetic or reconstructed semi- precious 

stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or 
reconstructed semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport]” shall be 

substituted ; 
(iv) against S . No. 13 , in column (3 ), the words and symbols , “ [other than bangles of lac/shellac ]” 

shall be omitted ; 
( v ) against S . No . 17 , in column (3 ), for the entry , the entry " Imitation jewellery [ other than 

bangles of lac /shellac ]” shall be substituted . 
(F ) in Schedule- VI - 0. 125 % , - 

(i) in S. No. 1, for the entry in column (3 ), the entry , “ All goods” shall be substituted ; 
( ii ) in S . No. 2 , for the entry in column (3 ), the entry , “ Semi-precious stones, unworked or 

simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted ; 
( iii) after S. No . 2, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted, namely : - 

7103 

Precious stones ( other than diamonds), ungraded 
precious stones (other than diamonds)" ; 


662A 


(iv ) 


(v) 


in S . No. 3 , for the entry in column (3 ), the entry , “ Synthetic or reconstructed semi-precious 
stones, unworked or simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted ; 
after S . No. 3, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 
664 

7104 Synthetic or reconstructed precious stones” ; 


[F. No . 354 /1/2018 -TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


Note : The principal notification No. 1 /2017 -Central Tax (Rate ), dated the 28th June , 2017 , published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 673 ( E ), dated 
the 28th June, 2017and last amended by Notification No . 41 / 2017 - Central Tax ( Rate), dated 
14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub - section (i) vide number GSR 1387 ( E ), dated the, 14th November, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 2018 

सं . 7/ 2018-केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का. नि . 81( अ). केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतद्द्वारा , भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- केन्द्रीय कर (दर ), दिनांक 28 जून , 2017 जिसे 
सा . का .नि . 674 ( अ ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप - खंड (i) में 
प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : 
उक्त अधिसूचना में , 
(1 ) अनुसूची में , - 

क्रम संख्या 102 में , कॉलम ( 3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी 
खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य , सूखी घास और पुआल , दालों का अनुपूरक और 
भूसी , सांद्रण और योज्यक , गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न ] को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 
( ii ) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| " 102क 2302 तेल रहित राइस ब्रान 
102ख 

2306 बिनौले की खली "; 


( i ) 


( iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष , कॉलम ( 2) में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117 " को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 137 में , कॉलम ( 3) में “ कृषि, बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं ", शब्दों के स्थान पर 

“घमेला से भिन्न " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( v) क्रम संख्या 148 में , कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “विभूति ” को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 
(vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा - 
| "151 कोई भी “ सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे"; 

अध्याय 


[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


[ 471 II - QUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


GITE : TOT 3T7TH SGT je 2 / 2017 -creat de ( G ), frict 28 2017 at HT . T . 674 (3 ), Ferlich 

28 29 , 2017 at JET HRAF 276447, 3TATETUT, HT-T- II , C6 - 3, 34 - 45 (i) # Tanufata fet PITT 
Bit 54 # sifah al BTTTT Tel 42 /2017 - 

es pie ( ), feria 14 Hatale , 2017 FARA 
1.Fl. 1388 ( 37 ), fertia 14 79tok , 2017 Tea ARC 214747 , 3TITET UT , OG HTT- II , 15 -3 , 
34 -2015 (i) # tablfota fal PTPT, QRT HOTTET PAT PITSI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No.7 /2018 - Central Tax (Rate) 
G .S . R . 81 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - sections (1 ) of section 11 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017) , the Central Government, on the recommendations of the 
Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance ( Department of Revenue), No. 2 /2017 - Central Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017, 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G .S . R . 674 (E ), 
dated the 28th June, 2017 , namely : 
In the said notification , - 
(1 ) in the Schedule , 
(i) in S . No. 102 , for the entry in column (3 ), the entry “ Aquatic feed including shrimp feed and 

prawn feed , poultry feed & cattle feed , including grass, hay & straw , supplement & husk of 
pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake (other than rice -bran )” , shall be 

substituted ; 
( 11 ) for S . No. 102A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted, namely : - 
“ 102A 

2302 De-oiled rice bran 
102B 

2306 Cotton seed oil cake ” ; 


(iii ) 
(iv) 


against S . No. 136A , in column (2 ), for the entry , the entry “ 7117” shall be substituted ; 
in S. No . 137 , in column ( 3), after the words “ used in agriculture, horticulture or forestry” the 
words, “ other than ghamella ” , shall be added ; 
in S . No . 148, for the entry in column (3 ), for the entry against item number (v ), the entry 
“ Vibhuti” , shall be substituted ; 


(v ) 


(vi) 


after S . No. 150 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

Any chapter “ Parts for manufacture of hearing aids” ; 


“ 151 


[ F . No. 354 / 1/ 2018 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 2/ 2017 - Central Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017, published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 674 ( E ), dated 
the 28th June , 2017and last amended by Notification No. 42/2017 -Central Tax (Rate ), dated 
14th November, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) 
vide number GSR 1388 ( E ), dated the, 14th November , 2017 . 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2018 

सं . 8/ 2018 - केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का . नि . 82( अ). केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है 
और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंत : राज्यीय आपूर्ति , जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी 
के कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ 
मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते है जो कि कॉलम ( 2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं , पर अधिसूचना 
संख्या 1/ 2017- केन्द्रीय कर ( दर ) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे 
वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम ( 4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार 
गणना की गई राशि से अधिक होता है । 

सारणी 


क्र . सं . 


माल का विवरण 


अध्याय, शीर्ष, 
उप शीर्ष या 
टैरिफ मद 


___ (1) 


( 2 ) 


8703 


9 % 


8703 


9 % 


( 3) 
1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या 
उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम 
गैस ( एलपीजी ) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी ) संचालित मोटर 
वाहन . 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटार वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए 
नियम (1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा 
1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की 
इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन . 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए , मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटार वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए 
नियम ( 1958 का 1988) के अनुसारनिर्धारित किया जाएगा 
पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 
1500सीसी से अधिक हो , जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी 
व्हीकल ( एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो , जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स 
भी आते हों । 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन 
भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका 
ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो । 
सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन , क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 
3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न 


8703 


9 % 


87 


6 % 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए - 
i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यह्रास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने 

वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यह्रास के बीच होने वाला 

अंतर होगा , और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा ; और 
ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा 

और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा । 
यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 , की धारा 2 की उपधारा ( 63 ) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट , सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम , 
2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट , जिसका 
कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो , का लाभ उठाया हो । 

[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No . 8 /2018 -Central Tax (Rate ) 
G . S . R. 82 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 11 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) , the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the central 
tax onintra - state supplies of goods, the description of which is specified in column ( 3 ) of the Table below, 
falling under the tariff item , sub -heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ), as are given in corresponding entry in column ( 2 ), from so much tax as 
specified in Schedule IV of Notification No. 1 /2017 - Central Tax (Rate ), as is in excess of the amount 
calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4 ), of the said Table , on the value that 
represent margin of the supplier, on supply of such goods. 

TABLE 


S . No. 


Rate 


Description of Goods 


Chapter , 
Heading, Sub 
heading or 

Tariff item 
। 

8703 


( 1 ) 


( 4 ) 


9 % 


2. 


8703 


9 % 


( 3 ) 
Old and used , petrol Liquefied petroleum gases (LPG ) or compressed 
natural gas (CNG ) driven motor vehicles of engine capacity of 
1200 cc or more and of length of 4000 mm or more . 
Explanation . - For the purposes of this entry , the specification of the 
motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 
1988 ( 59 of 1988 ) and the rules made thereunder . 
Old and used , diesel driven motor vehicles of engine capacity of 
1500 cc or more and of length of 4000 mm 
Explanation . - For the purposes of this entry , the specification of the 
motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 
1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder . 
Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc , 
popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility 
vehicles. 
Explanation. - For the purposes of this entry , SUV includes a motor 
vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 
170 mm . and above. 
All Old and used Vehicles other than those mentioned from S . No. 1 
to S .No. 3 


8703 


9 % 


87 


6 % 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i )] 


Explanation -For the purposes of this notification , - 
(i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income- Tax 

Act, 1961(43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be 
the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value 
of such goods on the date of supply , and where the margin of such supply is negative , it shall be 

ignored ; and 
(ii) in any other case , the value that represents the margin of supplier shall be , the difference between the 

selling price and the purchase price and where such margin is negative , it shall be ignored . 

This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in 
clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 , CENVAT as defined in CENVAT 
Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid , on such goods. 

[ F. No . 354/ 1 / 2018 -TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2018 

सं . 9/ 2018- केन्द्रीय कर ( दर ) 
सा . का .नि . 83( अ ). - केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12) ( एतश्मिन पश्चात् जिसे " उक्त 
अधिनियम " से संदर्भित किया गया है ) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम की धारा 11 की उप धारा ( 3) के साथ पठित , केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित 
में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना संख्या 45/ 2017 - केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 जिसे सा . का .नि . 1391 ( अ ) दिनांक 14 नवम्बर, 
2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , 
(1 ) सारणी में , 

( क ) क्रम संख्या 1 के समक्ष , - 
(i) कॉलम ( 2) में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 

यथा : - 
“ सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज , जो चिकित्सालय से 
भिन्न हों " 
कॉलम 4 में , विज्ञान और अनुसंधान विभाग शब्दों के स्थान पर विज्ञान और औद्योगिक 

अनुसंधान विभाग शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4 ) में , "विज्ञान और अनुसंधान विभाग ” शब्दों के स्थान पर 

"विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 2) सारणी के पश्चात् , वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे 

गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा: 
"स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना संख्या 51/ 96 -सीमा शुल्क , दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा . का . नि . 303 ( अ), दिनांक 23 जुलाई , 1996 के 
तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग- II , खंड - 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , की तर्ज पर ही होगी और 
यह 15 नवम्बर , 2017 से लागू होगी.". 

[ फा . सं. 354/1/ 2018-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


[ 471 II - QUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


T : TETT TYSat FeHT 45/2017 -corecte * ( T), fertih 14 7970r , 2017 7 1.F . 1391 (37), fenich 

14 Hator , 2017 ao Te Ra Do 276149 , BPHTETUT, TO HTT-II, 05- 3 , 34 - 45 (i) # Chilfeta faol PT 
TI 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 
No . 9 /2018 -Central Tax (Rate ) 


G .S . R . 83( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 11 of the Central 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) ( hereafter in this notification referred to as “ the said Act” ) 
read with sub - section ( 3 ) of section 11 of the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , makes the following 
amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue), No . 45 / 2017 - Central Tax (Rate ), dated the 14 " November, 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G .S .R . 1391 ( E ), dated the 14th November , 2017 , 
namely: 
In the said notification, - 


( 1 ) in the Table , - 


(a ) against serial number 1, - 


(i) in column ( 2 ), for the entry , the following entry shall be substituted , namely : - 


“ Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or 
Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a 

hospital” ; 
(ii ) in column (4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ”, the words “ Department of 

Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted ; 
(b ) against serial numbers 2 and 4 , in column (4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ” , 

the words “ Department of Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted . 


( 2 ) after the Table , the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 

1 as so numbered , the following Explanation shall be inserted , namely : - 


“ Explanation 2 . - For the the purposes of this notification , exemption would be in line with the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 51/96 -Customs, dated the 
23rd July , 1996 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide 
number G . S.R . 303 (E ), dated the 23rd July , 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”. 


[ F . No. 354 / 1/ 2018 - TRU ] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 45 /2017 -Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number 
G . S.R . 1391(E ), dated the 14th November, 2017 . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018 

सं . 7/2018- एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का . नि . 84( अ). — एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर ) दिनांक 28 जून , 2017 , जिसे 
सा . का .नि . 666( अ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग-II, खंड- 3, उप - खंड (i) में 
प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : - 
उक्त अधिसूचना में , 

( ख) अनुसूची I -5 % में , 
(i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत :स्थापित 

किया जाएगा , यथा : - 


" 76क 


इमली गिरी का पाउडर "; 


क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
"78क 1404 या मेहंदी पेस्ट , कोन्स में "; 

3305 


क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| "103ख 2302 राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)"; 


(iv ) 


क्रम संख्या 165 में , कॉलम (3) में “ पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या " शब्दों को निरसित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
“ 165क 2711 1200 लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, लिक्वीफाइड प्रोपन 

2711 1200 और लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस , 
2711 1900 

पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए "; 


(i) 


a 


क्रम संख्या 198क में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "पुआल , एस्पेरॉओ या अन्य संग्रथन 
सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 219क में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोईरोय फैब्रिक्स , वेलवेट फैब्रिक्स " को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 224क में कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 6309 या 6310 ", को प्रतिस्थापित किया 
जाएगा; 


(iii ) 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iv ) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
" 243क 88 या अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण , उपस्कर , सहायक 
कोई अध्याय सामग्री, कलपुर्जे, घटक , स्पेयर्स , टूल्स , मोक अप्स और मॉड्यूल्स , 

| कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और 
उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों "; 


( ख ) अनुसूची II -12 % , - 

क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| “32कक 1704 शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी " ; 


क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

“ 46ख 220120 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल "; 


(iv ) 


क्रम संख्या 56 में , कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “28 या 38 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

" 57ख 2809 | उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड" ; 


(v) 
(vi) 


क्रम संख्या 59 में , कॉलम ( 2) में प्रविष्टि " 29 या 3808 93 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
" 78क 3808 निम्नलिखित बायो-पेस्टीसाइड्स , यथा - 

बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. इजराइलेंसिस 
बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कटकी 
बेसिलस थूरिनजिनसिस वर . गेलेरिया 
बेसिलस स्फेरिकस 
ट्राइकोडर्मा विरिडे 
ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 
स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस 
ब्यूवेरियाबसियाना 
एनपीवी ऑफ हेलिकोवामिगेरा 

एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा 
11 नीम आधारित कीटनाशी 
12 सिम्बोपोगन " 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


( vii) 


क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत :स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 
" 80क 

| 3826 बायो डीजल "; 


( viii ) क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 

किया जाएगा, यथा : - 

"99क 4418 बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी" 


99ख 


4419 


काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर "; 


क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
(x) क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
( xi ) क्रम संख्या 133 में , कॉलम ( 3) में “ एबर्जाबेंट कॉटन वूल्स " शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक “[सिगरेट 

फिल्टर राड्स को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा ; 
(xii) __ क्रम संख्या 147 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल 

फैब्रिक्स . कोईराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर , उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 

5806 में दिए गए हैं " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
“ 195ख | 8424 

स्पीकलर्स; ड्रीप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटरलस ; मैकेनिकल्स 
स्प्रेयर्स भी आते हैं "; 


( i) 


( C ) अनुसूची III -18 % में , - 

क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) में “वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित " शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक , 
“[ इमली गिरी के पाउडर से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 12 में , कॉलम ( 3) में , "ग्राउंड नट्स सीड और गजक " शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर "ग्राउंड नट्स 
सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेकशनरी” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 24 में , कॉलम ( 3) में "बिना फ्लेवर वाले पदार्थ ” शब्दों के पश्चात् “ 20 लीटर की बोतलों में बंद 
पेय जल से भिन्न]" शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 39 में , कॉलम (3) में “वस्तुओं की अन्य दर सूची ” शब्दों के पश्चात् “ फास्फोरिक एसिड की श्रेणी 
के उर्वरक समेत ” को जोड़ा जाएगा । 
क्रम संख्या 59 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [ मेहंदी पेस्ट , 
कोन्स में , को छोड़कर]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 87 में , कॉलम ( 3) में “ और इसी प्रकार के उत्पादों” शब्दों के पश्चात् शब्द अंक और कोष्ठक 

"[ अनुसूची- II के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो- पेस्टीसाइडस से भिन्न ]” को जोड़ा जाएगा ; 
( vii ) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( viii) क्रम संख्या 137च में , कॉलम ( 3) में “शिंगिल्स और शेक्स ” शब्दों के स्थान पर “[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी 

से भिन्न ]" शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 
( ix ) क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
| "163क56012200 सिगरेट फिल्टर राड्स "; 


( x) 


क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

" 236क 7323 9410 घमेला ” 


236ख 


7324 


| सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से , जो कि लोहा और इस्पात से 
बने हुए हैं "; 


(xi ) क्रम संख्या 325 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “यांत्रिक उपकरण ( चाहे ये हस्तचालित हों 

या नहीं ) जो कि लिक्विड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्पैसिंग या स्प्रैइंग के काम में आते हों ; अग्निशामक, 
चाहे या चार्जड हों या नहीं ; स्प्रै गन और इसी प्रकार के उपकरण ; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी 
प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें [ स्प्रींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें लेटलर्स भी आते हैं ; मैकेनिकल 
स्पेयर्स ; नोजल , जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रींकलर्स में लगाए जाते 

हैं , से भिन्न ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xii) क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 
" 399क 

8702 

बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और 
केवल जैव ईंधन से चलती है " 


( घ) अनुसूची-IV -28 % , में - 

(i) क्रम संख्या 164 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या इससे 

अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं [ सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले उन बसों से 

भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
(ii ) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा ; यथा : 
" 229 कोई भी अध्याय बाजी , जुआ या रेस क्लब में घुड़ -दौड़ में जीत की संभावना के 

रूप में किए जाने वाले दावे" 
( ड.) अनुसूची - V -3 % में - 

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
(ii) क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “अर्द्ध मूल्यवान नग, चाहें ये तराशे गए हों या नहीं 

या इनकी ग्रेडिंग हई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़ें न गए हों : अर्द्ध मल्यवान नग जो कि परिवहन की 
सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए [ उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे गए हों 
या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i) ] 


(iii ) क्रम संख्या 4 में , कॉलम (3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 

चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों "[ अनग्रेडेड सिंथेटिक या 
रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग , जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो]” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों [ लाक / शेलाक की चूडियों से भिन्न]” को निरसित किया 

जाएगा ; 
( v) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम ( 3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर “नकली आभूषण [लाक/ शेलाक की 

चूडियों से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा . 
( च) अनुसूची - VI-0. 25 % में , - 

(i) क्रम संख्या 1 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " सभी वस्तुओं” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(ii ) क्रम संख्या 2 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ अर्द्ध मूल्यवान नग, जिन पर कोई काम नहीं 

हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा : 
" 2क 

| 7103 मूल्यवान नग ( हीरे से भिन्न ) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग ( हीरे से | 

भिन्न )” 
( iv ) क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 

जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो ” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( v) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

7104 सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग 


" 2क 


[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/ 2017- एकीकृत कर ( दर ), दिनांक 28 जून , 2017 को सा . का .नि 666 ( अ), दिनांक 

28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II , खंड - 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43 /2017- एकीकृत कर ( दर ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे 
सा . का . नि 1392 ( अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड - 3, 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No. 7 /2018 - Integrated Tax ( Rate) 
G .S .R . 84 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 5 of the Integrated 
Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017 ) , the Central Government, on the recommendations of the 
Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 1/ 2017 -Integrated Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , 
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G. S. R. 666 ( E), 
dated the 28th June , 2017 ,namely : 


[ TT II - QUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


In the said notification , - 
( A ) in Schedule I - 5 % , 

after S . No . 76 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 

“ 76A 13 | Tamarind kernel powder” ; 


( i ) 


( ii ) 


after S . No. 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

1404 or Mehendi paste in cones” ; 
3305 


“ 78A 


(iii) 


after S . No. 103A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 103B 2302 Rice bran (other than de-oiled rice bran )”; 


( iv) 


( v ) 


in S . No. 165, in column (3), the words, “ to household domestic consumers or” , shall be 
omitted ; 
after S . No. 165 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 165A 2711 12 00 Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied 
2711 13 00 , 

Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum 
2711 19 00 

Gases (LPG ) for supply to household domestic 
consumers ” ; 


( vi) 


(vii) 


(viii ) 
(ix ) 


in S . No. 198A , for the entry in column ( 3 ), the entry "Manufactures of straw , of esparto or of 
other plaiting materials; basketware and wickerwork ” , shall be substituted ; 
in S . No. 219A , for the entry in column (3 ), the entry “ Corduroy fabrics , velvet fabrics” , shall 
be substituted ; 
in S . No. 224A , for the entry in column (2 ), the entry "6309 or 6310 ” , shall be substituted ; 
after S . No. 243 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 243A 88 or Any Scientific and technical instruments , apparatus , 

other equipment, accessories, parts, components , spares, tools, 
chapter mock ups and modules , raw material and consumables 

required for launch vehicles and satellites and payloads” ; 


(B ) in Schedule II - 12 % , - 

after S . No . 32A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be substituted , namely: - 

“ 32AA | 1704 Sugar boiled confectionery ” ; 


( ii ) 


after S. No. 46A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be substituted , namely : - 
“ 46B 

01 Drinking water packed in 20 litres bottles” ; 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( iii) 
(iv ) 


in S . No. 56 , for the entry in column (2 ), the entry “ 28 or 38” , shall be substituted ; 
after S . No. 57A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 
“ 57B 

2809 Fertilizer grade phosphoric acid ” ; 


(v ) 
(vi) 


in S . No. 59 , for the entry in column (2 ), the entry “ 29 or 3808 93 ”, shall be substituted ; 
after S . No. 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 78A 3808 The following Bio -pesticides, namely - 

Bacillus thuringiensis var. israelensis 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
Bacillus thuringiensis var. galleriae 
Bacillus sphaericus 
Trichoderma viride 
Trichoderma harzianum 
Pseudomonas fluoresens 
Beauveriabassiana 
NPV of Helicoverpaarmigera 

NPV of Spodopteralitura 
11 Neem based pesticides 
12 Cymbopogan ” 


(vii) 


after S . No . 80 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 80A 

3826 Bio -diesel ” ; 


iii) 


for S . No. 99A and the entries relating thereto , the following serial numbers and the entries 
shall be inserted , namely: - 

“ 99A 4418 Bamboo wood building joinery 


99B 


4419 


Tableware and Kitchenware of wood ” ; 


( ix ) 


(xi) 


(xii) 


S . No . 103 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
S . No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
in S . No. 133 , in column (3 ), after the words, “ Absorbent cotton wool” , the words and 
brackets, “ [ except cigarette filter rods]” , shall be added ; 
in S . No. 147 , for the entry in column (3 ), the entry "Woven pile fabrics and chenille fabrics 
except Corduroy fabrics, velvet fabric, other than fabrics of heading 5802 or 5806 ” , shall be 
substituted ; 
after S . No. 195A , and entries relating thereto the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
“ 195B 8424 Sprinklers ; drip irrigation system including laterals ; 

mechanical sprayers” ; 


(xiii ) 


[ HTT II - Qus 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( C ) in Schedule III - 9 % , - 

in S. No. 3 , in column (3 ), after the words " derived from vegetable products” the words and 

brackets , “ [ other than tamarind kernel powder ]” , shall be added ; 
( ii ) in S . No. 12 , in column ( 3), for the words “ groundnut sweets and gajak ” , the words 

" groundnut sweets , gajak and sugar boiled confectionery ” , shall be substituted ; 
(iii ) in S . No. 24 , in column ( 3), after the words, “matter nor flavoured ” , the words and brackets, 

“ [other than Drinking water packed in 20 litres bottles )” shall be added ; 
(iv) in S . No. 39 , in column ( 3), after the words, “ other Rate Schedules for goods” , the words, 

“ including Fertilizer grade Phosphoric acid ” , shall be added ; 
in S. No. 59, for the entry in column (3), the entry " Preparations for use on the hair [ except 

Mehendi paste in Cones ]’ shall be substituted ; 
( vi) in S . No. 87 , in column (3 ), after the words, “ and similar products ” , the words, figure and 

brackets , “ [ other than bio -pesticides mentioned against S . No. 78A of schedule- II ]” shall be 

added; 
(vii ) S . No. 99 , and the entries relating thereto , shall be omitted ; 
( viii) in S . No. 137F , in column ( 3 ), after the words, “ shingles and shakes” , the words and brackets, 

“ [other than bamboo wood building joinery ]” shall be added ; 
( ix ) after S . No. 163 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 

“ 163A 56012200 Cigarette Filter rods” ; 


(v) 


for S . No . 236A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

“ 236A 7323 9410 Ghamella 


236B 


7324 


Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel” ; 


( xi) 

in S. No. 325 , for the entry in column (3 ), the entry " Mechanical appliances (whether or not 
hand -operated ) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders ; fire extinguishers, 
whether or not charged ; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines 
and similar jet projecting machines (other than sprinklers; drip irrigation systems including 
laterals; mechanical sprayer ; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers )” 

shall be substituted ; 
( xii ) after S . No. 399 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 
“ 399 A 

8702 Buses for use in public transport which exclusively run 

on Bio -fuels” 


( i) 


( D ) in Schedule- IV - 28 % , - 

in S . No. 164 , for the entry in column (3 ), the entry “ Motor vehicles for the transport of ten or 
more persons, including the driver [other than buses for use in public transport, which 

exclusively run on Bio - fuels )” shall be substituted ; 
( ii ) after S. No. 228 , and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 

Any Actionable claim in the form of chance to win in betting , 
Chapter gambling , or horse racing in race club” ; 


“ 229 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(E ) in Schedule - V - 3 % , - 

(i) S . No. 2 , and the entries relating thereto , shall be omitted ; 

in S . No. 3, for the entry in column (3 ), the entry “ Semi-precious stones, whether or not 
worked or graded but not strung, mounted or set; semi-precious stones , temporarily strung for 
convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped ]” shall be 

substituted ; 
(iii) in S . No. 4 , for the entry in column ( 3 ), the entry “ Synthetic or reconstructed semi- precious 

stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or 
reconstructed semi- precious stones, temporarily strung for convenience of transport]” shall be 

substituted ; 
(iv) against S. No. 13 , in column (3 ), the words and symbols, “ [other than bangles of lac/shellac ]” 

shall be omitted ; 
against S . No . 17 , in column (3 ), for the entry , the entry " Imitation jewellery [ other than 

bangles of lac/ shellac ]” shall be substituted . 
( F ) in Schedule - VI – 0 .25 % , - 

(i) in S. No. 1, for the entry in column (3), the entry ,“ All goods” shall be substituted ; 
( ii) in S. No . 2, for the entry in column (3), the entry , “ Semi-precious stones, unworked or 

simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted ; 
( iii ) after S . No. 2 , and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 

7103 

Precious stones (other than diamonds ), ungraded 
precious stones (other than diamonds)” ; 


( v ) 


52A 


(iv ) 


(v ) 


in S . No . 3 , for the entry in column (3 ), the entry , " Synthetic or reconstructed semi- precious 
stones, unworked or simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted ; 
after S. No . 3, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 

7104 Synthetic or reconstructed precious stones” ; 


664 


[ F . No. 354 / 1/ 2018 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No .1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June , 2017 , published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S .R . 666 ( E ), dated 
the 28th June, 2017and last amended by Notification No. 43 / 2017 -Integrated Tax (Rate ) dated 
14th November, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, 
Sub - section (i) vide number GSR 1392 ( E ), dated the, 14th November, 2017 . 


अधिसूचना 
The Parent , 25Ha , 2018 

1. 8/2018 - getiga 42 (TE ) 
FT. FT.A . 85 ( 37). — efla hist ya walche erfalfa, 2017 (2017 of 13) TETT 6 34 ERT (1) 2 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए. केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतदद्वारा. भारत 
He apre , faca 4916144 ( Toten fahrt) i ferah Tem 2/2017 - efra Fre ( EF ), faria 28 T , 2017 FA 
AT.PUT 667 (37) Ferich 28 TFT, 2017 JET HRT I T61477 , THTETUT I HTT- II, DE 3 , 34 -45 (1) # 
प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : - 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उक्त अधिसूचना में , 
(1 ) अनुसूची में , - 
(i) क्रम संख्या 102 में , कॉलम ( 3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी 

खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य , सूखी घास और पुआल , दालों का अनुपूरक और 
भूसी , सांद्रण और योज्यक , गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [ राइस ब्रान से भिन्न]", को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


(ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


" 102क 


2302 


तेल रहित राइस ब्रान 


102ख 


2306 


बिनौले की खली "; 


(iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष , कॉलम ( 2) में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 7117 " को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 137 में , कॉलम ( 3) में “ कृषि , बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं ", शब्दों के स्थान पर 

“ घमेला से भिन्न " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( v) क्रम संख्या 148 में , कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “विभूति” को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा ; 
( vi ) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; यथा - 
| "151 कोई भी “ सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे” ; 

अध्याय 


[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 


रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/ 2017- एकीकृत कर ( दर ), दिनांक 28 जून , 2017 को सा . का .नि . 667( अ), दिनांक 

28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड - 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/ 2017- एकीकृत कर ( दर ) दिनांक 14 नवम्बर , 2017 जिसे 
सा . का . नि 1392 ( अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , के भाग -II , खंड -3 , 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No. 8/ 2018 -Integrated Tax ( Rate ) 
G . S . R . 85 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of the Integrated 
Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations of the 
Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 2 / 2017 - Integrated Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section ( i), vide number G . S . R . 667 
( E ), dated the 28th June , 2017 , namely : 


26 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


In the said notification , - 
(1 ) in the Schedule, 
(i) in S. No . 102 , for the entry in column (3 ), the entry “ Aquatic feed including shrimp feed and 

prawn feed , poultry feed & cattle feed , including grass, hay & straw , supplement & husk of 
pulses , concentrates & additives, wheat bran & de - oiled cake [ other than rice- bran] ", shall be 

substituted ; 
(ii ) for S . No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 

shall be inserted, namely : - 

“102A 2302 De -oiled rice bran 
| 102B 

2306 

Cotton seed oil cake ” ; 


(iii ) 


( v ) 


against S . No. 136A , in column (2 ), for the entry, the entry " 7117” shall be substituted ; 
in S . No. 137 , in column ( 3), after the words “ used in agriculture, horticulture or forestry ” the 
words, “ other than ghamella ” , shall be added ; 
in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v ), the entry 
“ Vibhuti ” , shall be substituted ; 
after S . No . 150 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 
| " 151 Any “ Parts for manufacture of hearing aids” ; 

chapter 


( vi ) 


[ F. No . 354/ 1 / 2018 -TRU ] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 2/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 667 ( E ), dated 
the 28th June, 2017 and last amended by Notification No . 43/ 2017-Integrated Tax ( Rate ) dated 
14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section 
(i) vide number G .S .R . 1392 (E ), dated the, 14th November , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 2018 

सं . 9 / 2018- एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का .नि . 86 ( अ). — एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13 ) की धारा 5 की उप धारा (1) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है 
और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंतर्राज्जीय आपूर्ति , जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी 
के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ 
मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो कि कॉलम ( 2 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं , पर अधिसूचना 
संख्या 1/ 2017 -एकीकृत कर ( दर ) की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जितना कि वह ऐसे 
वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम ( 4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार 
गणना की गई राशि से अधिक होता है । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क्र . सं . 


माल का विवरण 


अध्याय, शीर्ष , 
उप शीर्ष या 
टैरिफ मद 

( 2 ) 
8703 


____ (1) 


( 3 ) 


( A ) 


18 % 


8703 


10 


18 % 


1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे | 
अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम गैस 
( एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी ) संचालित मोटर वाहन , 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटर वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम ( 1958 
का 1988 ) के अनुसारनिर्धारित किया जाएगा 
1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की इंजन 
क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन . 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए , मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटर वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम (1958 
का 1988 ) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा 
पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 
सीसी से अधिक हो , जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी व्हीकल 
( एसयूवी ) के रूप में जाना जाता हो , जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स भी आते हों । 
स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी 
आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड 
क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर और इससे अधिक हो । 
सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन , क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में 
उल्लिखित वाहनों से भिन्न 


3 . 


8703 


18 % 


4. 


87 


12 % 


स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए - 
i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यह्रास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने 

वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम , 1961 
(1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला 

अंतर होगा , और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा ; और 
ii . अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा 

और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा । 
यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 
2017 , की धारा 2 की उपधारा ( 63 ) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम , 
2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका 
कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो , का लाभ उठाया हो | 

[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


28 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( i) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No. 9 /2018 - Integrated Tax (Rate) 
G .S . R . 86 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5 of the Integrated 
Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017 ), the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby exempts the central 
tax on inter- state supplies of goods, the description of which is specified in column ( 3 ) of the Table below , 
falling under the tariff item , sub -heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as are given in corresponding entry in column ( 2 ), from so much tax as 
specified in Schedule IV of Notification No. 1/2017 -Integrated Tax (Rate ), as is in excess of the amount 
calculated at the rate specified in the corresponding entry in column ( 4 ), of the said Table , on the value that 
represent margin of the supplier, on supply of such goods. 

TABLE 


S . No. 


Rate 


Description ofGoods 


Chapter , 

Heading, 
Sub -heading 
or Tariff item 

( 2 ) 
8703 


( 1 ) 


(4 ) 
18 % 


8703 


18 % 


(3 ) 
Old and used , petrol Liquefied petroleum gases (LPG ) or compressed 
natural gas (CNG ) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or 
more and of length of 4000 mm or more . 
Explanation . - For the purposes of this entry , the specification of the motor 
vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 
1988 ) and the rules made thereunder . 
Old and used , diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or 
more and of length of 4000 mm 
Explanation . - For the purposes of this entry , the specification of the motor 
vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 
1988 ) and the rules made thereunder. 
Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc , 
popularly known as Sports Utility Vehicles ( SUVs) including utility 
vehicles. 
Explanation. - For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle 
of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm . and 
above . 
All Old and used Vehicles other than those mentioned from S . No. 1 to 
S . No. 3 


8703 


18 % 


87 


12 % 


Explanation - For the purposes of this notification , - 
(i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income Tax Act, 

1961 (43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the 
difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of 
such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative , it shall be ignored ; 

and 
( ii ) in any other case , the value that represents the margin of supplier shall be , the difference between the 

selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored . 
2 . This notification shall not apply , if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in 
clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT 
Credit Rules , 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid , on such goods. 

[ F . No. 354 / 1/ 2018 - TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018 

सं . 10/ 2018- एकीकृत कर ( दर ) 
सा . का .नि . 87( अ). - एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 13) ( एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त 
अधिनियम " से संदर्भित किया गया है) की धारा 6 की उप धारा (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (3) के साथ पठित , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में 
आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना संख्या 47/ 2017- एकीकृत कर ( दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा . का . नि . 1396( अ) दिनांक 14 नवम्बर , 
2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित 
संशोधन करती है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , 
( 1) सारणी में , 

( क ) क्रम संख्या 1 के समक्ष , - 
(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 
" सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान 
संस्थान , बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज , जो चिकित्सालय से भिन्न हों " 
( ii ) कॉलम 4 में , विज्ञान और अनुसंधान विभाग शब्दों के स्थान पर विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शब्दों 
को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4 ) में , विज्ञान और अनुसंधान विभाग ” शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और 
औद्योगिक अनुसंधान विभाग " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 2 ) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 
स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 
“स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 
अधिसूचना संख्या 51/ 96- सीमा शुल्क , दिनांक 23 जुलाई,1996, जिसे सा . का . नि . 303 ( अ ), दिनांक 23 जुलाई , 1996 के 
तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड -3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , की तर्ज पर ही होगी और यह 
15 नवम्बर , 2017 से लागू होगी . ". 

[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 47/ 2017- एकीकृत कर ( दर ), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 को सा . का . नि 1396( अ), दिनांक 

14 नवम्बर , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग-II , खंड- 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया 
गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No . 10/ 2018 -Integrated Tax ( Rate ) 
G .S .R . 87( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 6 of the Integrated 
Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017 ), ( hereafter in this notification referred to as “ the said Act” ) 
read with sub -section ( 3 ) of section 6 of the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following 
amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 47/2017 - Integrated Tax (Rate ), dated the 14th November, 2017 , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide number G . S . R . 1396 ( E ), dated the 
14th November, 2017, namely: 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i) ] 


In the said notification , - 
( 1) in the Table , - 
(a ) against serial number 1, - 
(i) in column ( 2), for the entry , the following entry shall be substituted , namely : - 

“ Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or 
Indian Institute of Science , Bangalore or a Regional Engineering College, other than a 

hospital” ; 
( ii ) in column ( 4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ” , the words “ Department of 

Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted ; 
(b ) against serial numbers 2 and 4 , in column (4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ” , 

the words “ Department of Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted . 
(2) after the Table, the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1 as 

so numbered , the following Explanation shall be inserted , namely : - 
“ Explanation 2 . - For the the purposes of this notification , exemption would be in line with the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 51/ 96 - Customs, dated the 
23rd July, 1996 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide 
number G. S. R. 303 ( E ), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect fromthe 15t " November, 2017. ” 

[ . No . 354/ 1/ 2018- TRU ] 

RUCHI BISHT , Under Secy . 
Note : The principal notification No. 47 /2017 - Central Tax (Rate ), dated the 14th November, 2017 was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( i), vide number 
G . S . R. 1396( E), dated the 14th November, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2018 

सं . 6 / 2018- संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) 
सा . का . नि . 88( अ ). - संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 7 की उप -धारा ( 1 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतद्वारा भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/ 2017-संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) दिनांक 28 जून , 2017 , 

), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग-II, खंड - 3, उप - खंड (i) में 
प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : - 
उक्त अधिसूचना में , 

( क ) अनुसूची I -2.5 % में , 
(i) क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत: स्थापित 

किया जाएगा , यथा : - 


"76क 


13 


| इमली गिरी का पाउडर "; 


क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा : - 


" 78क 


| 1404 या मेहंदी पेस्ट, कोन्स में "; 

3305 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


31 


क्रम संख्या 103क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : - 


| “103ख 


2302 


राइस ब्रान (तेल रहित राइस ब्रान से भिन्न)"; 


(iv ) 


क्रम संख्या 165 में , कॉलम ( 3 ) में “ पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं या ” शब्दों को निरसित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 165 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


" 165क 


2711 1200 
2711 13 00 , 
2711 1900 


लिक्वीफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण , लिक्वीफाइड प्रोपन 

और लिक्वीफाइड ब्यूटेन और लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस , 
| पारिवारिक घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए"; 


(i) क्रम संख्या 198क में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “पुआल, एस्पेरॉओ या अन्य संग्रथन 

सामग्री के निर्माण; टोकरी कार्य और खपची कार्य ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
क्रम संख्या 219क में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोईरोय फैब्रिक्स , वेलवेट फैब्रिक्स " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( vii) क्रम संख्या 224 क में कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6309 या 6310", को प्रतिस्थापित किया 

जाएगा; 
( viii) क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा : - 


" 243क 


| वैज्ञानिक और तकनीकी औजार , उपकरण, उपस्कर , सहायक 
कोई अध्याय सामग्री , कलपुर्जे, घटक , स्पेयर्स , टूल्स , मोक अप्स और मॉड्यूल्स , 

कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और 
उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों "; 


( ख) अनुसूची II -6 % , - 
(i) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


" 32कक 


1704 


शुगर बॉयल्ड कनफेक्शनरी" ; 


क्रम संख्या 46क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


" 46ख 220120 लीटर की बोतलों में भरे पेयजल "; 
(iii ) क्रम संख्या 56 में , कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 28 या 38” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 57क और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


"57ख 


2809 


उर्वरक श्रेणी के फास्फोरिक एसिड "; 


क्रम संख्या 59 में , कॉलम ( 2 ) में प्रविष्टि " 29 या 380893 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा , यथा: - 


32 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


" 78क | 3808 निम्नलिखित बायो - पेस्टीसाइड्स, यथा - 

बेसिलस थूरिनजिनसिस वर . इजराइलेंसिस 
बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. कटंकी 
बेसिलस थूरिनजिनसिस वर. गेलेरिया 
बेसिलस स्फेरिकस 
ट्राइकोडर्मा विरिडे 
ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 
स्यूडोनाइमस फ्लूरोसेंस 
ब्यूवेरियाबसियाना 

एनपीवी ऑफ हेलिकोवामिगेरा 
10 एनपीवी ऑफ स्पूडोप्टेरेलिटूरा 
11 नीम आधारित कीटनाशी 

12 सिम्बोपोगन” 
( vii ) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत: स्थापित 

किया जाएगा, यथाः - 


"80क 


3826 


बायो डीजल"; 


(viii) 


क्रम संख्या 99क और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत : स्थापित 
किया जाएगा, यथा : - 


" 99क 


4418 


बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी " 


99ख 


4419 


काष्ठ के टेबलवेयर और किचनवेयर "; 


( xii ) 


(ix) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 

क्रम संख्या 104 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 133 में , कॉलम ( 3) में “ एबर्जाबेंट कॉटन वूल्स " शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक " सिगरेट 
फिल्टर राड्स को छोड़कर]” को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 147 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “वोवेन पाइल फैब्रिक्स और चिनाइल 
फैब्रिक्स , कोईराय फैब्रिक्स और वेलवेट फैब्रिक्स को छोड़कर , उन फैब्रिक्स से भिन्न जो शीर्ष 5802 या 

5806 में दिए गए हैं " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xiii) क्रम संख्या 195क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


" 195ख 


| 8424 


स्पीकलर्स; ड्रीप सिंचाई प्रणाली , जिसमें लेटरलस ; मैकेनिकल्स 
स्प्रेयर्स भी आते हैं "; 


( C) अनुसूची III -9 % में , - 

क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3 ) में “ वानस्पतिक उत्पादों से निष्कर्षित ” शब्दों के पश्चात् शब्द और कोष्ठक , 
“[ इमली गिरी के पाउडर से भिन्न ]” को जोड़ा जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


33 


___ क्रम संख्या 12 में , कॉलम (3) में , “ग्राउंड नट्स सीड और गजक ” शब्दों की प्रविष्टि के स्थान पर “ ग्राउंड नट्स 

सीड, गजक और शुगर ब्वायल्ड कन्फेकशनरी ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 24 में , कॉलम ( 3) में “बिना फ्लेवर वाले पदार्थ" शब्दों के पश्चात् “[ 20 लीटर की बोतलों में बंद 
पेय जल से भिन्न] " शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 39 में , कॉलम (3) में “ वस्तुओं की अन्य दर सूची” शब्दों के पश्चात् “ फास्फोरिक एसिड की श्रेणी 
के उर्वरक समेत ” को जोड़ा जाएगा । 
क्रम संख्या 59 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर “ बालों में लगाए जाने वाले उत्पाद [मेहंदी पेस्ट , 
कोन्स में , को छोड़कर ], को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 87 में , कॉलम ( 3) में “ और इसी प्रकार के उत्पादों " शब्दों के पश्चात् शब्द अंक और कोष्ठक 

“[ अनुसूची - II के क्रम संख्या 78क के समक्ष उल्लिखित बायो -पेस्टीसाइडस से भिन्न]” को जोड़ा जाएगा ; 
( vii ) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
(viii) क्रम संख्या 137च में , कॉलम (3 ) में “ शिंगिल्स और शेक्स " शब्दों के स्थान पर "[बंबू वुड बिल्डिंग ज्वाइनरी 

से भिन्न ]" शब्दों को जोड़ा जाएगा ; 
क्रम संख्या 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


( vi) 


“163क 


56012200 सिगरेट फिल्टर राड्स "; 


( x) 


क्रम संख्या 236क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 


"236क 


| 7323 9410 घमेला ” 
7324 सेनेटरी वेयर और उसके हिस्से , जो कि लोहा और इस्पात से 

बने हुए हैं "; 


236ख 


क्रम संख्या 325 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ यांत्रिक उपकरण ( चाहे ये हस्तचालित हों 
या नहीं ) जो कि लिक्विड या पाउडर के प्रोजेक्टिंग या डिस्पैसिंग या स्प्रेइंग के काम में आते हों ; अग्निशामक , 
चाहे या चार्जड हों या नहीं ; स्प्रै गन और इसी प्रकार के उपकरण ; स्टीम या सेंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी 
प्रकार के जेट प्रोजेक्टिंग मशीनें स्प्रींकलर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली , जिसमें लेटलर्स भी आते हैं ; मैकेनिकल 
स्पेयर्स ; नोजल , जो कि ड्रिप सिंचाई उपकरणों में लगाए जाते हैं या नोजल जो कि स्प्रींकलर्स में लगाए जाते 
हैं , से भिन्न ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 399 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : - 


( xii ) 


" 399क 


8702 


बसें जो कि सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में लाई जाती हैं और 
केवल जैव ईंधन से चलती है " 


(घ) अनुसूची -IV -14 % ,में - 

क्रम संख्या 164 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ मोटर वाहन जो कि चालक समेत 10 या 
इससे अधिक व्यक्तियों के परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं सार्वजनिक परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले 
उन बसों से भिन्न जो कि केवल जैव ईंधन से चलते हों ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा; यथा : 


ii ) 


"229 


कोई भी बाजी, जुआ या रेस क्लब में धुड़ - दौड़ में जीत की संभावना के 
अध्याय रूप में किए जाने वाले दावे " 


34 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


( ड.) अनुसूची - V -1. 5 % में - 

(i) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ; 
( ii ) क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ अर्द्ध मूल्यवान नग , चाहें ये तराशे गए हों या 

नहीं या इनकी ग्रेडिंग हुई हो या नहीं लेकिन ये पिरोए या जड़ें न गए हों ; अर्द्ध मूल्यवान नग जो कि परिवहन 
की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए उनसे भिन्न जो कि तराशे न गए हों या साधारणतया काटे 
गए हों या ऐसे ही उनको आकार दिया गया हो ]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 4 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 
चाहे ये तराशे गए हों या ग्रेडेड हो या नहीं लेकिन पिरोए या जड़े न गए हों “[ अनग्रेडेड सिंथेटिक या 
रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग, जो कि परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से पिरोए गए हो]” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 13 के समक्ष , कॉलम (3) में शब्दों "[ लाक/ शेलाक की चूडियों से भिन्न]” को निरसित किया 

जाएगा ; 
क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम ( 3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "नकली आभूषण लाक / शेलाक की 

चूडियों से भिन्न] " को प्रतिस्थापित किया जाएगा . 
( च ) अनुसूची - VI -0.125 % में , - 

(i) क्रम संख्या 1 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " सभी वस्तुओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ii) क्रम संख्या 2 में , कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ अर्द्ध मूल्यवान नग , जिन पर कोई काम नहीं 

हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 
" 2क 

7103 मूल्यवान नग ( हीरे से भिन्न ) अन ग्रेडेड मूल्यवान नग ( हीरे से 

भिन्न) ” 
क्रम संख्या 3 में , कॉलम ( 3) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड अर्द्ध मूल्यवान नग 
जिन पर कोई काम न हुआ हो या केवल काटे गए हों या ऐसे ही उनको आकार दे दिया गया हो ” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( v ) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

7104 सिंथेटिक या रिकॉन्स्ट्रक्टेड मूल्यवान नग 


" 2क 


[ फा . सं . 354/ 1/ 2018-टीआरयू 

रूचि बिष्ट, 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/ 2017- संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ), दिनांक 28 जून , 2017 को सा . का . नि . 710 ( अ ), दिनांक 

28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड - 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/ 2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ), दिनांक 14 नवम्बर , 2017, जिसे 
सा . का .नि . 1397 ( अ ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड- 3, 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No. 6/ 2018- Union Territory Tax ( Rate ) 
G . S . R . 88( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 7 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 ( 14 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations 
of the Council , hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue), No . 1/ 2017 -Union Territory Tax (Rate ), dated the 28th June, 
2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number 
G . S . R. 710 ( E ), dated the 28th June, 2017 , namely : 


[ 971 II - QU5 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


35 


In the said notification , - 
(A ) in Schedule I - 2.5 % , 
(i) after S . No. 76 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 


“ 76A 


13 


Tamarind kernel powder” ; 


( ii) 


after S . No. 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 78A 


1404 or 
3305 


Mehendi paste in cones” ; 


( iii ) 


after S . No. 103A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 103B 


2302 


Rice bran (other than de-oiled rice bran )”; 


( iv ) 


in S. No . 165 , in column (3 ), the words, “ to household domestic consumers or”, shall be 
omitted ; 
after S . No. 165 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


(v ) 


“ 165A 


2711 12 00 
2711 13 00 , 
2711 19 00 


Liquefied Propane and Butane mixture, Liquefied 
Propane, Liquefied Butane and Liquefied Petroleum 
Gases (LPG ) for supply to household domestic 
consumers” ; 


( vi) 


(vii ) 


in S. No. 198A , for the entry in column (3 ), the entry “Manufactures of straw , of esparto or of 
other plaiting materials; basketware and wickerwork ” , shall be substituted ; 
in S . No. 219A , for the entry in column ( 3), the entry " Corduroy fabrics, velvet fabrics” , shall 
be substituted ; 
in S. No. 224A , for the entry in column (2 ), the entry “ 6309 or 6310 ”, shall be substituted ; 
after S . No. 243 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


( viii) 
( ix ) 


“ 243A 


88 or Any 
other 
chapter 


| Scientific and technical instruments , apparatus, 

equipment, accessories, parts , components, spares, tools, 
mock ups and modules , raw material and consumables 
required for launch vehicles and satellites and payloads” ; 


( B ) in Schedule II -6 % , - 

after S . No. 32A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 
shall be substituted , namely : - 


“ 32AA 


1704 


Sugar boiled confectionery ” ; 


( ii ) 


after S . No. 46A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be substituted , namely : - 


“ 46B 


2201 


Drinking water packed in 20 litres bottles” ; 


( iii ) 


in S. No. 56 , for the entry in column (2 ), the entry “ 28 or 38” , shall be substituted ; 


36 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(iv) 


after S . No. 57A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 57B 


2809 


Fertilizer grade phosphoric acid ” ; 


( v ) 


( vi) 


in S . No. 59 , for the entry in column ( 2 ), the entry " 29 or 3808 93 ” , shall be substituted ; 
after S . No. 78 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 78A 


3808 


The following Bio -pesticides, namely - 

Bacillus thuringiensis var. israelensis 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
Bacillus thuringiensis var . galleriae 
Bacillus sphaericus 
Trichoderma viride 
Trichoderma harzianum 
Pseudomonas fluoresens 
Beauveriabassiana 
NPV of Helicoverpaarmigera 

NPV of Spodopteralitura 
11 Neem based pesticides 
12 Cymbopogan ” 


( vii ) 


after S . No. 80 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 80A 


3826 


Bio - diesel” ; 


(viii ) 


for S . No. 99A and the entries relating thereto , the following serial numbers and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“ 99A 


4418 


Bamboo wood building joinery 


99B 


4419 


Tableware and Kitchenware of wood ” ; 


( ix ) 


( x ) 


S. No . 103 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
S . No. 104 and the entries relating thereto shall be omitted ; 
in S. No. 133 , in column (3), after the words, “ Absorbent cotton wool”, the words and 
brackets , “ [ except cigarette filter rods ]” , shall be added ; 
in S . No. 147 , for the entry in column (3 ) , the entry “ Woven pile fabrics and chenille fabrics 
except Corduroy fabrics, velvet fabric , other than fabrics of heading 5802 or 5806 ” , shall be 
substituted ; 
after S. No . 195A , and entries relating thereto the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


( xii) 


(xiii ) 


“ 195B 


8424 


Sprinklers; drip irrigation system including laterals ; 
mechanical sprayers” ; 


[ 471 II - QUS 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


37 


(C ) in Schedule III - 9 % , - 
(i) in S . No. 3 , in column ( 3 ), after the words “ derived from vegetable products ” the words and 

brackets , “ [ other than tamarind kernel powder ]” , shall be added ; 
in S . No. 12 , in column ( 3), for the words “ groundnut sweets and gajak ” , the words 

“ groundnut sweets , gajak and sugar boiled confectionery” , shall be substituted ; 
(iii) in S . No . 24 , in column ( 3 ), after the words, “ matter nor flavoured ” , the words and brackets, 

“ [other than Drinking water packed in 20 litres bottles ]” shall be added ; 
(iv) in S. No . 39, in column ( 3), after the words, “ other Rate Schedules for goods” , the words , 

“ including Fertilizer grade Phosphoric acid ” , shall be added ; 
in S . No . 59, for the entry in column (3 ), the entry “ Preparations for use on the hair [except 

Mehendi pate in Cones )” shall be substituted ; 
( vi ) in S. No . 87, in column (3 ), after the words, “ and similar products”, the words, figure and 

brackets, " [other than bio -pesticides mentioned against S . No. 78A of schedule -II ]” shall be 

added ; 
( vii) S . No. 99 , and the entries relating thereto , shall be omitted ; 
(viii ) in S . No. 137F , in column (3 ), after the words, “ shingles and shakes” , the words and brackets , 

“ [other than bamboo wood building joinery ]” shall be added ; 
(ix ) after S . No . 163 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 


“ 163A 


56012200 


Cigarette Filter rods” ; 


(x ) 


for S. No. 236A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely: - 


“ 236A 


7323 9410 


Ghamella 


236B 


7324 


Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel” ; 


i ) 


in S . No. 325 , for the entry in column (3), the entry “Mechanical appliances (whether or not 
hand -operated ) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, 
whether or not charged ; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines 
and similar jet projecting machines ( other than sprinklers ; drip irrigation systems including 
laterals ; mechanical sprayer ; nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers )” 
shall be substituted ; 
after S . No . 399 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


(xii ) 


“ 399A 


8702 


Buses for use in public transport which exclusively run 
on Bio -fuels ” ; 


(D ) in Schedule- IV - 14 % , - 

in S . No. 164 , for the entry in column (3 ), the entry “ Motor vehicles for the transport of ten or 
more persons, including the driver (other than buses for use in public transport, which 

exclusively run on Bio -fuels )” shall be substituted ; 
( ii ) after S . No. 228, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 


“ 229 


Any 
Chapter 


Actionable claim in the form of chance to win in betting , 
gambling, or horse racing in race club ” 


38 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


( E ) in Schedule - V - 1.5 % , - 
(i) S. No . 2, and the entries relating thereto, shall be omitted ; 

in S . No. 3, for the entry in column (3 ), the entry " Semi-precious stones, whether or not 
worked or graded but not strung,mounted or set; semi-precious stones, temporarily strung for 
convenience of transport [other than Unworked or simply sawn or roughly shaped )” shall be 

substituted ; 
( iii ) in S . No. 4 , for the entry in column (3 ), the entry “ Synthetic or reconstructed semi-precious 

stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or 
reconstructed semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport )” shall be 

substituted ; 
(iv) against S . No. 13, in column (3 ), the words and symbols , “ [other than bangles of lac/shellac ]” 

shall be omitted ; 
( v ) 

against S . No. 17 , in column (3 ), for the entry , the entry " Imitation jewellery [other than 

bangles of lac /shellac )” shall be substituted . 
in Schedule- VI - 0 .125 % , - 

in S . No. 1, for the entry in column ( 3 ), the entry, “ All goods” shall be substituted ; 
in S . No. 2 , for the entry in column (3 ), the entry , “ Semi-precious stones, unworked or 

simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted ; 
( iii ) after S. No. 2, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely: - 


“ 2A 


7103 


Precious stones (other than diamonds ), ungraded 
precious stones (other than diamonds )” ; 


( iv ) 


in S . No. 3 , for the entry in column ( 3), the entry , “ Synthetic or reconstructed semi-precious 
stones, unworked or simply sawn or roughly shaped ” shall be substituted; 
after S. No . 3, and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


( v) 


7104 


Synthetic or reconstructed precious stones ” ; 


[F . No. 354 /1 /2018 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy. 
Note : The principal notification No. 1/2017 - Union Territory Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , published 

in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S .R . 710 (E ), 
dated the 28th June , 2017and last amended by Notification No . 41/ 2017 -Union Territory Tax (Rate ) 
dated 14th November , 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section (i) vide numberGSR . 1397 ( E ), dated the 14th November, 2017 . 


अधिसूचना 
of Parafit , 25 FHCA , 2018 

Fİ . 7 / 2018 -17T T ( ) 
HT.A .A . 89( 37 ). — JE T54279 HTCT TS Àalle falar , 2017 (2017 AT 14 ) ART 8 
उप -धारा ( 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार 
पर , एतदद्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 2/ 2017- संघ राज्यक्षेत्र कर 
( ), fariin 28 9 , 2017 FGT AT. FT. F . 711 (37 ) ferlich 28 TFT , 2017 TECHTO I 16477 , 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप -खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती 
है , यथा : - 
उक्त अधिसूचना में , 
( 1) अनुसूची में , - 
(i) क्रम संख्या 102 में , कॉलम ( 3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत 

झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य , सूखी घास और पुआल , दालों का 
अनुपूरक और भूसी , सांद्रण और योज्यक , गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [ राइस ब्रान से 

भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों 

को अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : - 

" 102क 2302 तेल रहित राइस ब्रान 


102ख 


2306 


बिनौले की खली ": 


(iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष , कॉलम ( 2 ) में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "7117 को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iv ) क्रम संख्या 137 में , कॉलम ( 3) में “ कृषि , बागवानी या बानकी में प्रयोग किए जाते हैं ", शब्दों के 

स्थान पर " घमेला से भिन्न " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
क्रम संख्या 148 में , कॉलम ( 3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “विभूति ” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों 

को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; यथा - 
“151 कोई भी “ सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे "; 
अध्याय 

[ फा . सं . 354/1/ 2018-टीआरयू] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/ 2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा . का. नि . 711( अ ), 

दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग- II , खंड- 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित 
किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/ 2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) दिनांक 
14 नवम्बर , 2017 जिसे सा . का . नि 1398 ( अ ), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , के भाग -II , खंड- 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 25th January , 2018 

No. 7 /2018 -Union Territory Tax (Rate ) 
G. S . R. 89 ( E). - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) of section 8 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 ( 14 of 2017 ), the Central Government, on the recommendations 
of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Finance ( Department of Revenue ), No. 2/ 2017 - Union Territory Tax ( Rate), dated the 
28th June , 2017 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide 
number G . S .R . 711 ( E ), dated the 28th June , 2017 , namely : 


40 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


In the said notification , - 
(1) in the Schedule, 
(i) in S . No. 102 , for the entry in column (3 ), the entry “ Aquatic feed including shrimp feed and 

prawn feed , poultry feed & cattle feed , including grass , hay & straw , supplement & husk of 
pulses, concentrates & additives, wheat bran & de- oiled cake [ other than rice- bran] ", shall be 

substituted ; 
(ii ) for S. No. 102A and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 

shall be inserted , namely : - 


“ 102A 


2302 


De -oiled rice bran 


102B 


2306 


| Cotton seed oil cake "; 


( iii ) 


against S . No. 136A, in column ( 2), for the entry, the entry “7117 " shall be substituted ; 


( iv ) 


in S . No. 137 , in column (3 ), after the words “ used in agriculture, horticulture or forestry ” the 
words, “ other than ghamella ” , shall be added ; 


in S . No. 148 , for the entry in column (3 ), for the entry against item number (v ), the entry 
“ Vibhuti” , shall be substituted ; 


( vi ) 


after S . No. 150 and the entries relating thereto , the following serial number and the entries 
shall be inserted , namely : - 


“151 


“ Parts for manufacture of hearing aids” ; 


Any 
chapter 


[ F. No. 354/ 1/ 2018 -TRU] 


RUCHI BISHT, Under Secy . 


Note : The principal notification No. 2/2017 - Union Territory Tax (Rate ), dated the 28th June, 2017 , published 

in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide number G .S.R . 711 (E ), 
dated the 28th June , 2017and last amended by Notification No. 45 / 2017 = Union Territory Tax (Rate ) 
dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section (i) vide number G . S . R . 1398 (E ), dated the, 14th November, 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 25 जनवरी, 2018 

सं . 8/ 2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) 
सा . का . नि . 90( अ ). - संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) की धारा 8 की 
उप -धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित 
में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंत : राज्यीय आपूर्ति , जिनका विवरण नीचे 
दी गई सारणी के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम 
अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते है जो कि कॉलम ( 2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए 
हैं , पर अधिसूचना संख्या 1/ 2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) की अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छट प्रदान करती 
है , जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम ( 4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क्र . सं . 


माल का विवरण 


अध्याय, शीर्ष , 
उप -शीर्ष या 
टैरिफ मद 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


8703 


1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या 
उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम 
गैस ( एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी ) संचालित मोटर 
वाहन . 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटर वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम 
( 1958 का 1988) के अनुसारनिर्धारित किया जाएगा 


2. 


8703 


9 % 


1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की 
इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन . 
स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए , मोटर वाहनों का विनिर्देश 
मोटर वाहन अधिनियम , 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम 
(1958 का 1988 ) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । 


3. 


8703 


9 % 


पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 
1500 सीसी से अधिक हो , जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी 
व्हीकल ( एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो , जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स 
भी आते हों । 
स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन 
भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से अधिक हो और जिनका 
ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर और इससे अधिक हो । 


87 


सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन , क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 
3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न 


___ 6 % 


स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए - 
i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यह्रास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने 

वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम , 1961 
(1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यहास के बीच होने वाला 

अंतर होगा , और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा ; और 
ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा 

और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा । 
2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 

2017, की धारा 2 की उपधारा ( 63 ) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट , सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम , 
2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट 
कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो , का लाभ उठाया हो | 

[ फा . सं . 354/1/ 2018-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट , अवर सचिव 


42 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No. 8 /2018 -Union Territory Tax ( Rate ) 
G . S .R . 90 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 8 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017 ), the Central Government, on being satisfied that it is 
necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, hereby exempts the central 
tax on intra -state supplies of goods, the description of which is specified in column ( 3 ) of the Table below , 
falling under the tariff item , sub - heading , heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs 
Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), as are given in corresponding entry in column ( 2), from so much tax as 
specified in Schedule IV of Notification No. 1/ 2017 -Union Territory Tax ( Rate ), as is in excess of the amount 
calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4 ), of the said Table , on the value that 
representmargin of the supplier, on supply of such goods. 

TABLE 


S . No. 


Description ofGoods 


Rate 


Chapter , Heading, 
Sub -heading or 

Tariff item 


( 2 ) 


( 3 ) 


8703 


9 % 


Old and used , petrol Liquefied petroleum gases (LPG ) or 
compressed natural gas (CNG ) driven motor vehicles of engine 
capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more . 
Explanation . - For the purposes of this entry, the specification of 
the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles 
Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder . 


8703 


9 % 


Old and used , diesel driven motor vehicles of engine capacity of 
1500 cc or more and of length of 4000 mm 
Explanation . - For the purposes of this entry, the specification of 
the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles 
Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made thereunder . 


3 


8703 


9 % 


Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 
1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) 
including utility vehicles . 
Explanation . - For the purposes of this entry, SUV includes a 
motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground 
clearance of 170 mm . and above . 


81 


6 % 


All Old and used Vehicles other than those mentioned from 
S . No. 1 to S . No. 3 


Explanation - For the purposes of this notification , - 
(i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income Tax Act, 

1961 (43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the 
difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of 
such goods on the date of supply , and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored ; 

and 
( ii ) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the 

selling price and the purchase price and where such margin is negative , it shall be ignored . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . This notification shall not apply , if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in 
clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, CENVAT as defined in CENVAT 
Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid , on such goods. 

[ E. No. 354/1/ 2018-TRU ] 
RUCHI BISHT, Under Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जनवरी , 2018 

सं . 9/ 2018-संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ) 
सा . का . नि . 91( अ ). - संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 14 ) ( एतश्मिन 
पश्चात जिसे " उक्त अधिनियम " से संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए , उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट 
होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 45/ 2017- संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर ), दिनांक 14 नवम्बर , 

सा . का . नि . 1401( अ ) दिनांक 14 नवम्बर , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग-II, 
खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : - 
उक्त अधिसूचना में , 
( 1) सारणी में , 

( क ) क्रम संख्या 1 के समक्ष, - 
(i) कॉलम ( 2) में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : - 

" सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या 
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज , जो चिकित्सालय से भिन्न हों " 
कॉलम 4 में , विज्ञान और अनुसंधान विभाग शब्दों के स्थान पर विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 
शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम ( 4 ) में ,"विज्ञान और अनुसंधान विभाग ” शब्दों के स्थान पर 

"विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंत : स्थापित किया जाएगा : 
( 2 ) सारणी के पश्चात , वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे 
गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 
“ स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या 51/ 96 -सीमा शुल्क , दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा . का . नि . 303( अ), दिनांक 
23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग-II , खंड- 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया 
था , की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी . ". 

[ फा . सं. 354/1/2018-टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 45/ 2017-संघ राज्यक्षेत्र कर ( दर), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 को सा. का. नि 

1401 ( अ ), दिनांक 14 नवम्बर , 2017 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग -II, खंड - 3 , 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था । 


44 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( i) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January, 2018 

No. 9 /2018 -Union Territory Tax (Rate) 
G .S .R . 91 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 8 of the Union 
Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017 ) (hereafter in this notification referred to as “ the said 
Act” ) read with sub -section ( 3 ) of section 8 of the said Act, the Central Government, on being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following 
amendments in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 45 /2017 - Union Territory Tax (Rate ), dated the 14th November, 2017 , published in the Gazette 
of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section (i), vide number G .S.R . 1401( E ), dated the 
14th November, 2017 , namely : 
In the said notification, - 
( 1) in the Table, - 
(a) against serial number 1, - 
(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: - 

“ Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or 
Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a 

hospital” ; 
(ii) in column (4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ” , the words “ Department of 

Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted ; 
(b ) against serial numbers 2 and 4 , in column (4 ), for the words “ Department of Scientific and Research ” , 

the words “ Department of Scientific and Industrial Research ” , shall be substituted . 
( 2) after the Table, the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 

1 as so numbered , the following Explanation shall be inserted , namely : - 
“ Explanation 2 . - For the the purposes of this notification , exemption would be in line with the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 51/ 96 - Customs, dated the 
23 July , 1996 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide 
number G .S .R . 303 ( E ), dated the 23rd July , 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017 .” . 

[F . No. 354/1 /2018 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 45 /2017 -Union Territory Tax (Rate ), dated the 14th November, 2017 was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number 
G .S .R . 1401 (E ), dated the 14hNovember, 2017 . 


अधिसूचना 
The Parent , 2589 , 2018 

# . 5 /2017 - THT paraps 
HT. . F . 92 ( 3T). THT [ ro TFF TH , 1962 ( 1962 FT 52 ) ETT 25 34 EURT (1 ) Bit THT 
[refi dh4 fefH, 1975 (1975 Ft 51) 7 ETT 3 7 34 ERT (12) 2 TET UGCHP T PT PATTE , 
केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतवारा, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( 744 FHTT) of BFTIGHT HOUT 50 /2017 - THT [reto , Friigi 30 A , 2017 , FGTH T. A . f . 785 ( 31) Feria 
30 F , 2017 to Jer a 7767471 , 3THTETUT TO HTT-II, 05 3 , 34 -65 (i) # 40. 1feta pel PIT AT, # 
निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , - 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( i ) 


क्रम संख्या 539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत : स्थापित 
किया जाएगा ; 


शून्य । 


शून्य । 78"; 


" 539 काइ 


88 या अन्य ( क ) उपग्रह और पेलोडस ; 

( ख ) जमीनी उपकरण जिन्हें उपर्युक्त ( क ) के | 
अध्याय 

परीक्षण के लिए लाया गया हो । 


( ii ) 


क्रम संख्या 539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत : स्थापित 
किया जाएगा : - 


5 


5 | 78 "; 


"539 क / 88 या वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण , उपस्कर, सहायक 

अन्य कोई सामग्री , कलपुर्जे, घटक , स्पेयर्स , टूल्स , मोक अप्स और 
अध्याय मॉड्यूल्स , कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण 

यानों और उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों 


[ फा . सं. 354/1/ 2018-टीआरयू] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 
टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/ 2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017 को सा . का . नि . 785 ( अ ) दिनांक 30 जून , 

2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें 
अंतिम बार अधिसूचना संख्या 92/ 2017- सीमा शुल्क , दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 जिसे सा . का . नि . 1515( अ ) 
दिनांक 14 दिसम्बर , 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No. 5 / 2018 -Customs 
G . S . R . 92 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ) and sub -section ( 12 ) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following 
amendment in the notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 50 / 2017 - Customs, dated the 30th June , 2017 , published in the Gazette of India, Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R . 785 ( E ), dated the 30th June, 2017 , namely : 


In the said notification , in the Table , - 

(i) for S .No. 539 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : - 


"539 


Nil _ Nil | 78 "; 


88 or any 
other Chapter 


(a ) Satellites and payloads; 
(b ) Ground equipments brought for testing of (a ) 


(ii ) after serial number 539 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall 
be inserted , namely : - 


"539 


78 ": 


88 or 
any 
other 
Chapter 


Scientific and technical instruments, apparatus, 
equipment, accessories , parts, components, spares, 
tools , mock ups and modules, raw material and 
consumables required for launch vehicles and 
satellites and payloads 


[ F. No . 354/1 / 2018-TRU] 


RUSCHI BISHT, Under Secy . 


46 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3(i)] 


Note : The principal notification No.50 /2017 -Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Subsection (i), vide number G .S . R. 785 ( E), dated 
the 30th June, 2017 and last amended vide notification No. 92 /2017 -Customs, dated the 
14th December, 2017, published vide number G . S .R . 1515 (E ), dated the 14th December , 2017 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018 

सं . 1/ 2018- प्रतिपूर्ति उपकर ( दर ) 
सा . का .नि . 93( अ). — माल एवं सेवाकर ( राज्यों को प्रतिपूर्ति ) अधिनियम , 2017 ( 2017 का 15) की धारा 8 की 
उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, 
एतद्द्वारा , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1/ 2017 -प्रतिपूर्ति उपकर ( दर ), दिनांक 
28 जून , 2017 , जिसे सा . का . नि . 720 ( अ ), दिनांक 28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग II, 
खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा 

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , 
क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत : स्थापित 
किया जाएगा - 


शून्य 


(1) - (2) 

( 3 ) 
42क. | 87 सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन 

स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात तब लागू नहीं होगी यदि ऐसी 
वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 की धारा 2 
की उपवाक्य ( 63 ) में यथापरिभाषित इनपुट टैक्स क्रैडिट , सैनवेट क्रैडिट रुल्स , 
2004 में यथापरिभाषित सैनवेट क्रैडिट या ऐसे वाहनों पर भुगतान किए गए 
मूलवर्द्धित कर ( वैट ) या अन्य किसी कर के बदले में इनपुट टैक्स क्रैडिट ले लिया हो । 


(ii) क्रम संख्या 43 में , कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8702 या 8703 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा . सं . 354/ 01/ 2018 -टीआरयू ] 

रूचि बिष्ट, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/ 2017 - प्रतिपूर्ति उपकर ( दर), दिनांक 28 जून , 2017 को सा . का . नि . 720 ( अ ) दिनांक 

28 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था 
और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 6/ 2017 -प्रतिपूर्ति उपकर ( दर), दिनांक 13 अक्तूबर , 2017, जिसे 
सा . का .नि . 1282 ( अ ), दिनांक 13 अक्तूबर , 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन किया 
गया है । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th January , 2018 

No. 1/2018 -Compensation Cess (Rate ) 
G .S . R . 93 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 8 of the Goods and 
Services Tax ( Compensation to States ) Act , 2017 ( 15 of 2017), the Central Government , on the 
recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1 /2017 -Compensation Cess 
( Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , 
Sub - section (i), vide number G .S . R . 720 ( E ), dated the 28th June, 2017 , namely , 

In the said notification , in the Schedule , - 


[ 971 II - QU5 3 (i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


87 


(i) after S . No. 42 and the entries relating thereto , the following serial numbers and the entries shall be 

inserted 
(1) (2) 1 

( 3 ) 
42A . All old and used motor vehicles 

NIL 
Explanation : Nothing contained in this entry shall apply if the 
supplier of such goods has availed input tax credit as defined 
in clause (63) of section 2 of the Central Goods and Services 
Tax Act, 2017 , CENVAT credit as defined in CENVAT 
Credit Rules , 2004 , or the input tax credit of Value Added 
Tax or any other taxes paid on such vehicles. 


(ii) in S . No. 43, for the entry in column (2 ), the entry “ 8702 or 8703” , shall be substituted ; 

[F . No. 354 /01/ 2018 - TRU ] 

RUCHI BISHT, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 1/ 2017 -Compensation Cess (Rate ) dated the 28th June , 2017 was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Subsection (i), vide number 
G .S . R . 720 ( E ), dated the 28th June , 2017 and last amended vide notification No. 6 /2017 
Compensation Cess (Rate ) dated the 13th October, 2017 , published vide number G . S .R . 1282 (E ), dated 
the 13th October , 2017 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018 .01.26 00 :51:56 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


